निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 209) 


9 चैत्र 1932 ( श ) 
पटना, मंगलवार , 30 मार्च 2010 


सं0 5 / सह. / फ . बी . - 44 / 09 - 1300 

सहकारिता विभाग 


- - - - 


- - - 


संकल्प 

23 मार्च 2010 
विषय : रब्बी 2009 - 10 हेतु पायलट मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत् घोषणा पत्र आदि जमा करने की 

निर्धारित अवधि का विस्तार । 

भारत सरकार कृषि मंत्रालय कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली के पत्रांक 13011 / 02 / 2007 
क्रेडिट || दिनांक 11 सितम्बर 2009 तथा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लि . पटना के पत्रांक 611 
दिनांक 11.09.09 / पत्रांक 1023 दिनांक 14 अक्तूबर 2009 एवं पत्रांक - 1053, दिनांक 29 अक्तूबर 2009 तथा 
आई. सी . आई. सी . आई. लोम्बार्ड ( सामान्य बीमा ), पटना के पत्रांक 0672353 / 07 दिनांक 12 अक्तूबर 2009 एवं 
पत्रांक - 0672405 / 07 दिनांक 27 अक्तूबर 2009 के आलोक में राज्य सरकार ने रब्बी 2009 -10 के लिए मौसम 
आधारित फसल बीमा योजना राज्य के कतिपय जिलों में लागू करने हेतु संकल्प संख्या 4952, दिनांक 3 अक्तूबर 
2009 निर्गत किया था । बीमा के लिए निर्गत एतद् सम्बंधी संकल्प में ऋणी कृषकों के घोषणा पत्र आदि को बैंको 
द्वारा दिनांक 2 मार्च 2010 तक बीमा कंपनी को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना था । 

2. एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि ., पटना के पत्रांक 2001 , दिनांक 9 मार्च 2010 के आलोक 
में ऋणी कृषकों के बीमा से सम्बंधित घोषणापत्र एवं प्रीमियम की राशि आदि को बीमा कंपनी के यहाँ जमा करने 
की निर्धारित अंतिम तिथि 2 मार्च 2010 को दिनांक 25 मार्च 2010 तक कतिपय शर्तों के साथ विस्तारित करने हेतु 
विभागीय संकल्प संख्या 1252, दिनांक 18 मार्च 2010 निर्गत किया गया है । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 30 मार्च 2010 
3. उक्त संकल्प के शर्तों पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया जाता है कि वैसे बैंक जिनके द्वारा 
योजना के तहत् ऋणी कृषकों का प्रीमियम दिनांक 31 जनवरी 2010 तक प्राप्त कर लिया गया है , किन्तु किसी 
कारणवश बीमा प्रीमियम की राशि एवं घोषणा - पत्र आदि दिनांक 2 मार्च 2010 तक बीमा कम्पनी को प्रेषित नहीं की 
जा सकी है, वैसे मामलों में प्रीमियम की राशि एवं घोषणा - पत्र आदि बीमा कम्पनी को उपलब्ध कराने की अवधि 
दिनांक 25 मार्च 2010 तक विस्तारित की जाती है । 
4. संकल्प संख्या 4952 , दिनांक 3 अक्तूबर 2009 की अन्य सभी शर्ते पूर्ववत् रहेगी । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

लियान कुंगा, 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 209-571 + 50 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


